her 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


संख्या- 629 


18 श्रावण , 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

9 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 

3 अगस्त , 2016 
संख्या :-5/ आरोप-1-47 / 2016 का०-- उपायुक्त , बोकारो के पत्रांक - 1448/ गो०, दिनांक 
3 मई, 2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती मंजु रानी स्वांसी, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक-815 /03 , गृह जिला- राँची), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद 
पर कार्यावधि में रामनवमी त्यौहार , 2016 के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को 
जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के सिवनडीह में समुचित सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण 
नहीं की गई ,जिसके कारण दो समुदायों के बीच मारपीट एवं आगजनी की घटना घटी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 9 अगस्त , 2016 
2. उक्त आरोप के लिए श्रीमती स्वांसी से विभागीय पत्रांक - 4609 , दिनांक 7 जून , 
2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, परन्तु इसके अनुपालन में इनके द्वारा 
स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है । 
3. श्रीमती स्वांसी अनुमंडल पदाधिकारी, चास, बोकारो के पद पर कार्यावधि में 
रामनवमी त्यौहार , 2016 के अवसर पर दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को जिले के माराफारी 
थाना क्षेत्र के सिवनडीह में विधि -व्यवस्था कायम रखने में असफल रहीं । इन आरोपों 
के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के 
नियम -9 (1) (क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाता है | 
4 . निलंबन अवधि में श्रीमती स्वांसी का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , 
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है | 
5 . निलंबन अवधि में श्रीमती स्वांसी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम - 96 के 
तहत् केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
6 . श्रीमती स्वांसी के विरूद्ध इन आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित करने 
के लिए निर्णय लिया गया है । इसलिए इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में 
निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 629 - 50 | 


